रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L .- 33004/ 99 


ATH 


सयपेयजयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


HILIBRARA 


HTRAL 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


OENT 


• 


212103 


भाग - खण्ड 3 -- उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 Sub -section (ii ) 

। प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 636 ] 
No. 6361 


नई दिल्ली, मंगलवार , जुलाई 16, 2002 / आषाढ़ 25 , 1924 
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16 , 2002/ASADHA 25, 1924 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 


(Department ofSecondary and Higher Education ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 16th July , 2002 


( माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2002 
• का . आ . 751( अ ). - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
अधिनियम, 1956 ( 1956 का 3 ) को धारा 6 की उप - धारा ( 1 ) के 
साथ पठित धारा 5 की उप - धारा ( 1 ) और विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग ( सदस्यों की निरर्हता, सेवानिवृत्ति और सेवा शर्ते ) नियम , 1992 
के नियम 6 व 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार प्रो . अरुण निगवेकर को 26, 000 रु. (निर्धारित ) ( जमा सामान्य 
भत्ते ) के वेतनमान में तत्काल प्रभाव से 27 - 9 - 2005 तक या जब तक 
ये 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, जो भी पहले हो , विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करती है । 


S .O . 751 (E ). - In exercise of the powers conferred 
by Sub -section (1 ) of Section 5 read with Sub -section l of 
Section 6 of the University Grants Commission Act, 1956 
( 3 of 1956 ) and rules 6 and 7 of the University Grants 
Commission (Disqualification, retirement and Conditions 
of Service of Members ) Rules, 1992 , the Central 
Government hereby appoints Prof. Arun Nigavekar, as 
Chairman , University Grants Commission in the Scale of 
pay of Rs. 26, 000 ( fixed) ( Plus usual allowances ) withim 
mediate effect, till 27 - 9 - 2005 or until he attains the age of 
65 years , whichever is calliel . 


[ सं, एफ . 4 - 3/ 2002 - यू. - 1 ] 


[ No. F. 4-3/2002- U-I] 


वी . एस. पाण्डेय , संयुक्त सचिव 


V . S. PANDEY, Jt. Secy. 


2255 ( 61/2002 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Publislied by the Coutroller of Publications, Delhi- 110054 , 


